P . . . 


. 


+ 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


MONA. 


- 19 


ML 


. 


D 


AGAR 


त्यमेव जयत 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 41 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 23 जनवरी 2015 - माघ 3, शक 1936 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015 


क्र . एफ -3 - 91 -2012- तेरह . - राज्य शासन, एतद्द्वारा निजी पूंजी निवेश पर आधारित ताप विद्युत् संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु 
शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसके प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के द्वारा प्रकाशित 
" मध्यप्रदेश राज्य ( ताप विद्युत् संयंत्रों की स्थापना ) भूमि प्रबंधन नियम, 2011 " को राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ - 16-- 14 - 2013 
सात - शा .- 2 - ए के जारी होने की तिथि अर्थात् 30 मई 2013 से अधिष्ठित ( निरस्त ) करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीरज अग्रवाल , उपसचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015 . 


